निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ट 1939 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 19 जून 2017 


( सं0 पटना 514) 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( गव्य ) 


अधिसूचना 
23 जनवरी 2017 


सं0 गव्य ( व0 - 01) 17 / 2016 - 97 - बिहार गव्य तकनीकि सेवा संवर्ग के श्री इन्द्र प्रसाद राय, डेयरी फिल्ड ऑफिसर, 
सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला गव्य विकास पदाधिकारी , बाँका के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री इन्द्र प्रसाद राय नव पदस्थापित स्थान पर एक सप्ताह में अपना योगदान देंगे एवं माह जनवरी 2017 का वेतन 
नव पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त करेंगे । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से 

ब्रजेश्वर पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 514- 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih. nic .in 


